SHANT 


SARAM 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


16 चैत्र , 1940 ( श० ) 
6 अप्रैल, 2018 ( ई० ) 


संख्या- 381 राँची, शुक्रवार , 


गृह , कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग । 


अधिसूचना 
9 जून , 2017 ई० । 


संख्या -12/डी० -1001/2017-3179 -- विभागीय अधिसूचना - 1315, दिनांक 10 मार्च, 2017 द्वारा 
झारखण्ड राज्य में प्रतिनियुक्त एवं पुलिस उपाधीक्षक सह एसाल्ट ग्रुप कमांडर के पद पर पदस्थापित श्री 
राजबीर , सहायक समादेष्टा , सी०आर०पी०एफ० की प्रतिनियुक्ति महानिदेषालय, सी०आर०पी०एफ० गृह मंत्रालय, 
भारत सरकार नई दिल्ली के पत्रांक - D.I.9/2016 Pers .DA.8 दिनांक 31 मार्च, 2017 के आलोक में रद्द की 
जाती है । 

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


मुकुल कुमार भगत , 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 381 -- 50 


